सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 आषाढ़ , 1939 ( श ०) 


संख्या - 22 


राँची , बुधवार 


26 जून , 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 329- 341- भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश | 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए, 

प्रतिवेदन और उक्त विधान -मंडल में पुरःस्थापन के 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई.,डिप ०- इन - एड ., 

भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक- 


, 


पूरक " अ " 


330 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 26 जून , 2019 

भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


शुद्धि- पत्र 
31 मई , 2019 ई ० 


संख्या -11/ स्था ० राज०-34/ 2017- 2832 /विभागीय अधिसूचना संख्या-2784, दिनांक -30.05.2019 में आंशिक 
संशोधन करते हुए श्री प्रमोद नारायण सिन्हा, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, गुमला को प्रधान प्राबेशन 
पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । " के स्थान पर " श्री प्रमोद नारायण 
सिन्हा, प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला प्राबेशन कार्यालय , गुमला को प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला 
प्रोबेशन कार्यालय, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।" पढ़ा जाय । 
2 . उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत् रहेंगे | 

सुबोध कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


3 . 


अधिसूचना 

3 जून , 2019 ई ० । 
संख्या -13/पी1-8002/ 2013 ( खण्ड )- 2857 --विभागीय अधिसूचना सं०-2835 , दिनांक -31.05.2019 द्वारा श्री 
कमल नयन चैबे, भा 0 पु 0 से0 ( 1986 ) को महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक , झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया गया है । श्री चैबे द्वारा अभी तक इस पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया है । इनके पदभार ग्रहण करने 
तक कार्यहित में श्री नीरज सिन्हा, भा ०पु ० से ० (1987), महानिदेशक , झारखण्ड सशस्त्र पुलिस , राँची ( अतिरिक्त प्रभार 
महानिदेशक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची) अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त महानिदेशक एवं पुलिस 
महानिरीक्षक , झारखण्ड के दैनिक कार्यों का भी निष्पादन करेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 26 जून , 2019 


331 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


, 


अधिसूचना 

4 जून , 2019 ई ० । 
संख्या -13/पी2-102/ 2019- 2858 / भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक -01.01.2019 
के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटीव ग्रेड के वेतनमान-पे मैट्रिक्स के लेवल-12 ( अपुनरीक्षित 
वेतनमान- रू. 15,600-39,100 , ग्रेड पे-7600/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है: 

1 . श्री पी ० मुरूगन , भा ० पु ० से ० ( 2010 ) 
2 . श्री वाई० एस ० रमेश , भा ० पु ० से ० ( 2010 ) 

श्री कार्तिक एस ०, भा ०पु ० से ० ( 2010 ) 

श्री सुरेन्द्र कुमार झा , भा ०पु ० से ० ( 2010 ) 
5 . श्री चोथे मनोज रतन , भा ० पु० से ० ( 2010 ) 
6 . श्रीमती संध्या रानी मेहता , भा ० पु ० से • ( 2010 ) 
7 . श्री धनंजय 

कुमार सिंह , भा ० पु ० से ० ( 2010 ) 
श्री आलोक , भा ० पु ० से• ( 2010 ) 
9 . श्री अश्विनी 

कुमार सिन्हा, भा ० पु ० से ० ( 2010 ) 
10 . श्री शैलेन्द्र प्रसाद वर्णवाल, भा ०पु ० से ० ( 2010 ) 


3 . 


4 . 


8 . 


, 


॥ 


उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 

4 जून , 2019 ई ० 
संख्या-13/पी2-104/ 2014- 2859 / भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख 

अंकित 
तिथि से भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर टाईम स्केल के वेतनमान-पे मैट्रिक्स के लेवल-11 ( अपुनरीक्षित वेतनमान 
रू015,600-39,100, ग्रेड पे-6600/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है: 
पदाधिकारी का नाम 

प्रोन्नति की तिथि 
श्री प्रशान्त आनन्द, भा ० पु ० से ० ( 2013 ) 

दिनांक -01.01.2017 के प्रभाव से 
2 सुश्री सुजाता कुमारी वीणापाणी, भा ०पु ० से ०( 2014 ) 

दिनांक-01.01.2018 के प्रभाव से 


क्र ० 


1 


2 . 


उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार 

सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


332 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 26 जून , 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
4 जून , 2019 ई० | 


संख्या-13/पी1-8001/ 2010- 2884 / सी ०, श्री इन्द्रजीत महाथा, भा ०पु ० से० ( 2009), पुलिस अधीक्षक , पलामू 
( अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा झा॰स॰पु०-08, लेस्लीगंज, पलामू) अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा , 
आई० आर ० बी०-10 , पलामू के प्रभार में रहेंगे | 
2. 13/पी1-8001/ 2010- 2885 / सी ०, श्री सुरेन्द्र कुमार झा , भा ० पु० से ० ( 2010), पुलिस अधीक्षक , गिरिडीह अगले आदेश 
तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, आई ० आर ०बी०-09 , गिरिडीह के प्रभार में रहेंगे । 
3. 13/पी1-8001/ 2010- 2886 / सी ०, श्री शैलेन्द्र प्रसाद वर्णवाल, भा ०पु ० से ० ( 2010), पुलिस अधीक्षक , गोड्डा अगले 
आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, आई ० आर ० बी०-08, गोड्डा के प्रभार में रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा , 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
4 जून , 2019 ई ० । 


संख्या -13/ आई ० पी ० एस०-108/ 2019- 2887 -- श्री ऋषभ कुमार झा , 


भा ० पु ० से ०, 


अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी , 


तोरपा को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-25.05.2019 से 


23.06.2019 तक कुल 30 ( तीस ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


2 . 


श्री झा , भा ० पु० से ० के उक्त अवकाश अवधि में प्रभार की व्यवस्था की कार्रवाई महानिदेशक एवं पुलिस 
महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा की जायेगी । 


3 . 


उक्त अवधि के लिए श्री झा , भा ०पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 26 जून , 2019 


333 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
11 जून , 2019 ई० । 


संख्या-13/पी1-8001/ 2010-2946 / सी ०, श्री पी ० मुरुगन , भा ० पु० से ० ( 2010), पुलिस अधीक्षक , बोकारो अगले 


आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा , झा ० स ०पु०-4, बोकारो एवं समादेष्टा, राज्य औधोगिक सुरक्षा बल , बोकारो 


के प्रभार में रहेंगे । 


2. 13/पी1-8001/ 2010- 2947 / सी ०, श्री अंजनी कुमार झा , भा ०पु० से० ( 2012), पुलिस अधीक्षक , गुमला अगले आदेश 


तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, आई० आर० बी०-5 , गुमला, कैम्प- राँची के प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
11 जून , 2019 ई ० । 


, 


संख्या -13/एम2-1053/ 2003- 2970 / सी ., विभागीय अधिसूचना संख्या -3156, दिनांक-03.06.2016 द्वारा 
अखिल भारतीय सेवाएँ ( मृत्यु - सह - सेवानिवृति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16 (3) तथा कार्मिक तथा प्रशिक्षण 
विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक-25013/02/ 2005- AIS -II , दिनांक 
28.06.2012 के आलोक में राज्य के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की सेवा की गहन समीक्षा हेतु गठित रिव्यू 
कमिटि में पुलिस महानिदेशक स्तर के अन्य संवर्ग के पदाधिकारी जिनका गृह राज्य झारखण्ड न हो के रूप में श्री संजीव 
कुमार सिंघल , भा ०पु ० से ० (BH:1988), महानिदेशक , बिहार सैन्य पुलिस , बिहार, पटना को रिव्यू कमिटि के सदस्य के रूप 
में नामित किया जाता है। यह मनोनयन गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ), बिहार सरकार के पत्रांक-2421, दिनांक -13.03.2019 
से प्राप्त पदाधिकारी के मनोनयन के अनुरूप किया गया है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


334 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 26 जून , 2019 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


खण्ड 


अधिसूचना 

14 जून , 2019 
संख्या -1 /विविध -808/ 06 

का .- 4651 --विभागीय अधिसूचना संख्या-4295 दिनांक 
30.05.2019 से श्रीमती वंदना दादेल , भा.प्र.से. ( झाः 96), सचिव , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड को दिनांक 
27.05.2019 से 06.06.2019 तक कुल 11 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी 
थी जिसमें से दिनांक 27.05.2019 से 31.05.2019 तक कुल 05 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश को 
उपभोग नहीं किये जाने के आलोक में निरस्त किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 

14 जून , 2019 
संख्या-1/ विविध-817/ 2015 का०-4693-- श्रीमती शुभ्रा वर्मा, भा.प्र.से. ( झा :2001), प्रमण्डलीय 
आयुक्त , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के 
नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 17.06.2019 से 21.06.2019 तक कुल 05 दिनों के 
लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 26 जून , 2019 


335 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


शुद्धि- पत्र 
11 जून , 2019 ई ० ॥ 


संख्या -10 /विविध-1011-2018 ( खण्ड-1)- 2980--विभागीय अधिसूचना संख्या-7175, दिनांक -21.12.2018 के साथ 
संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 के स्तंभ-05 में टंकण भूलवश श्री रीगन रजवार के स्थान पर , श्री टीगन रजवारटंकित हो गया है । 

अतएव अधिसूचना संख्या-7175 ,दिनांक-21.12.2018 के साथ संलग्न विवरणी के क्रमांक -1 के संमुख स्तंभ 
05 में अंकित श्री टीगन रजवार के स्थान पर श्री रीगन रजवार पढ़ा जाय । 

इग्नातियुस कुल्लू, 
सरकार के उप सचिव । 


अधिसूचना 
14 जून , 2019 ई ० 


संख्या-14/विविध-02 ( खण्ड-1 )/ 2016- 3124 -- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या -17048/ 01/ 2015-IPS 
ACR Cell, दिनांक -24.02.2016 के आलोक में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना 
संख्या-3997 , दिनांक -19.07.2016 एवं इसी क्रम में निर्गत अधिसूचना संख्या -1217, दिनांक-02.03.2017 , अधिसूचना 
संख्या-5167, दिनांक -18.09.2017, अधिसूचना संख्या -5492, दिनांक -09.10.2017 , अधिसूचना संख्या -1906, दिनांक 
03.04.2018 एवं अधिसूचना संख्या-5094, दिनांक -07.09.2018 द्वारा Smart Performance Appraisal Report 
Record Online Window (SPARROW) के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु पदाधिकारियों को विभिन्न पदनाम से नामित 
किया गया था , जिसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है : 
क्र ० पदनाम पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 

NIC Mail ID एवं संपर्क नं ० 
Custodian /Nodal Officer Sri Sukhdeo Singh , 

NIC Mail ID 
Addl. Chief Secretary , 

singhs16@ias.nic.in 
Home, Prison & Disaster 

Mob. No.- 9431104455 
Management, Dept. Jharkhand , 

Ranchi. 


1 


2 . 


Alternate functionary, PAR Manager , EMD Manager यथावत रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अविनाश चन्द्र ठाकुर , 


सरकार के अवर सचिव । 


336 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 26 जून , 2019 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


शुद्धि - पत्र 


13 जून , 2019 ई ० । 


संख्या -14/ ए०-22/ 2016- 3032 /विभागीय अधिसूचना संख्या -2714, दिनांक -28.05.2019 में 
अंकित " संचिका संख्या-14/ ए०-09/ 2016 के स्थान पर " सं ० सं०-14/ ए०-22/ 2016 " पढ़ा जाय । शेष अंश 
यथावत् रहेगा | 


पूनम प्रभा पूर्ति , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 


28 मई , 2019 ई ० 


2715 


प्रणव 


आनन्द 


संख्या-12/ एम02-140/ 2012 ( खण्ड ) 

श्री 

झा , उप - समादेष्टा , 
सी ० आर० पी ०एफ ०, सम्प्रति अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान ), जमशेदपुर की झारखण्ड राज्य में 
प्रतिनियुक्ति अवधि 01 ( एक ) वर्ष यथा दिनांक-15.03.2019 से 14.03.2020 तक विस्तारित की 
जाती है | 


2. संख्या-12/एम02-140/ 2012 ( खण्ड)- 2716-- श्री सरोज कुमार, उप - समादेष्टा, सी ० आर० पी ० एफ ० , 
सम्प्रति अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), राँची की झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि 01 (एक) वर्ष 
यथा दिनांक -06.04.2019 से 05.04.2020 तक विस्तारित की जाती है | 


3. संख्या -12/एम०2-140/ 2012 ( खण्ड)- 2717-- श्री सदन कुमार , उप - समादेष्टा, सी ० आर ० पी ०एफ ० , 
सम्प्रति अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), गढ़वा की झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि 01 ( एक ) 
वर्ष यथा दिनांक -13.06.2019 से 12.06.2020 तक विस्तारित की जाती है | 


337 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 26 जून , 2019 


4. संख्या -12/एम02-140/ 2012 ( खण्ड)- 2718-- श्री अनुराग राज , उप- समादेष्टा , सी ० आर ० पी ०एफ ० 
सम्प्रति अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान ), खूटी की झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि 01 ( एक ) वर्ष 
यथा दिनांक -05.10.2019 से 04.10.2020 तक विस्तारित की जाती है | 


5. संख्या -12/ एम02-140 / 2012 ( खण्ड)- 2719 श्री दीपक कुमार , उप- समादेष्टा, सी ० आर ० पी ० एफ ०, 
सम्प्रति अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान ), गिरिडीह की झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि 01 ( एक ) 
वर्ष यथा दिनांक-05.10.2019 से 04.10.2020 तक विस्तारित की जाती है | 


6. संख्या-12/ एम02-140/ 2012 (खण्ड)- 2720-- श्री रतीन्द्र चन्द्र मिश्र, उप - समादेष्टा, सी ० आर ० पी ० एफ ० , 
सम्प्रति अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), दुमका की झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि 01 ( एक) 
वर्ष यथा दिनांक -14.10.2019 से 13.10.2020 तक विस्तारित की जाती है | 


7. संख्या-12/ एम०2-140 / 2012 ( खण्ड)- 2721-- श्री अरूण कुमार सिंह , उप -समादेष्टा, सी ० आर ० पी ०एफ ०, 
सम्प्रति अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान ), पलामू की झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि 01 ( एक ) 
वर्ष यथा दिनांक -14.10.2019 से 13.10.2020 तक विस्तारित की जाती है | 


8. संख्या -12/ एम02-140/ 2012 (खण्ड)- 2722- श्री निर्मल गोप, उप - समादेष्टा , सी ० आर ० पी ० एफ ० , 
सम्प्रति अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), सिमडेगा की झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि 01 (एक ) 
वर्ष यथा दिनांक-17.10.2019 से 16.10..2020 तक विस्तारित की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 


सरकार के अवर सचिव । 


338 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 26 जून , 2019 

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 


अधिसूचना 


21 जून , 2019 


संचिका संख्या -01/ स्था02-02/ 2019/ 2028-- श्री महेन्द्र पाण्डेय , झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग -2 
( संविलियित) सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, 
धालभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुशील अजीत सुरीन , 
सरकार के अवर सचिव । 


339 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 26 जून , 2019 


पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद 

एवं युवा 

कार्य विभाग 


1 


, 


5 


अधिसूचना 

4 जून , 2019 
संख्या 1/विविध-07/ 12 /18/क 02 / भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 वीं जयन्ती 
को भव्यतापूर्वक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है एवं एतद् संबंध में भारत सरकार द्वारा 
कार्यान्वित किये जाने वाले कार्य बिन्दुओं को भी संसूचित किया गया है । समस्त कार्यक्रम के जिला स्तर 
पर सम्यक् एवं सुचारू सम्पादनार्थ तथा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के निमित जिलों के उपायुक्त की 
अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है: 
उपायुक्त 

अध्यक्ष 
2 जन प्रतिनिधि -जिले के सभी माननीय विधायक , जिला परिषद के 

अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, नगर पंचायत/नगर परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, 
नगर निगम के महापौर/ उप महापौर 

सदस्य 
3 पुलिस अधीक्षक 

सदस्य 
4 उप विकास आयुक्त 

सदस्य 
अपर समाहता 

सदस्य 
जिला कल्याण पदाधिकारी 

सदस्य 
7 जिला समाज कल्याण पदाधिकारी 

सदस्य 
8 जिला शिक्षा पदाधिकारी 

सदस्य 
9 जिला शिक्षा अधीक्षक 

सदस्य 
10 कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता 

सदस्य 
11 जिला के दो प्रमुख महाविद्यालयों के प्राचार्य, जिन्हें उपायुक्त 
नामित करेंगे । 

सदस्य 
12 जिला समन्वयक , एन ० एस ० एस ० 

सदस्य 
इसके अतरिक्त 04 अन्य सदस्य , जो गाँधीवादी विचारधारा 
अथवा दर्षन के क्षेत्र में कार्य किया हो , गैर सरकारी संगठन एवं 
सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने से संबंधित व्यक्ति हों , को 
उपायुक्त 

के द्वारा नामित किया जाएगा । 

सदस्य 
2 . प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


6 


13 


अनिल कुमार राय , 
सरकार के विशेष सचिव । 


340 


पर्यटन , 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 26 जून , 2019 
कला संस्कृति , 

खेलकूद एवं 


युवा कार्य विभाग 


अधिसूचना 


4 जून , 2019 


1 


मुख्य सचिव 


2 


3 


4 


5 


6 


संख्या 1 / विविध -07 / 12 / 18 / क 03 / भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 वीं 
जयन्ती को भव्यतापूर्वक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है एवं एतद् संबंध में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित 
किये जाने वाले कार्य बिन्दुओं को भी संसूचित किया गया है । समस्त कार्यक्रम के सम्यक् एवं सुचारू सम्पादनार्थ तथा 
पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के निमित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक लघु राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् 
किया जाता हैः 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव / सचिव , मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौषल विकास विभाग सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , ग्रामीण विकास विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , 

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 
( ग्राम प्रधानों से समन्वय हेतु ) 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव कल्याण विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , महिला , बाल विकास एवं सामाजिक 

सुरक्षा 
विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज एवं 
एन ० आर ०ई ० पी ० ) 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , पर्यटन, कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवाकार्य 
विभाग 

सदस्य सचिव 
राँची विष्वविद्यालय के कुलपति 

सदस्य 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


2 . 


प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


अनिल 

कुमार राय, 
सरकार के विशेष सचिव 


341 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 26 जून , 2019 


पर्यटन, कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 


अधिसूचना 


13 जून , 2019 


संख्या-पर्य / यो .-23/2015-04-- विभागीय अधिसूचना संख्या -05 - सह - ज्ञापांक-834 , दिनांक 27.04.2016 
के द्वारा अधिसूचित " झारखण्ड राज्य में किसी स्थल को पर्यटक स्थल या प्रक्षेत्र के रूप में चिन्हित करने हेतु 
नियमावली " के कंडिका संख्या - 3 में निम्न संशोधनों को कंडिका संख्या 3(iii) एवं 3(iv) के रूप में जोड़ा जाता है : 


3(iii) राज्य पर्यटन प्रोत्साहन परिषद (STPC ) स्वःप्रेरणा/ स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के किसी भी स्थल या 
प्रक्षेत्र को पर्यटक स्थल या प्रक्षेत्र के रूप में घोषित करने हेतु अपनी अनुशंसा विभाग को अग्रसारित कर सकता है । 


3(iv) राज्य के वैसे स्थल जो पर्यटक स्थल या प्रक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं एवं राज्य सरकार द्वारा अपनी राशि 
से उक्त स्थल या प्रक्षेत्र को विकसित करने का कार्य भी किया गया है, को विभाग स्वःप्रेरणा/ स्वतः संज्ञान लेते 

हुए 
विभागीय मंत्री के अनुमोदन से पर्यटक स्थल या प्रक्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकता है । 


2. विभागीय अधिसूचना संख्या -05- सह- ज्ञापांक -834 , दिनांक 27.04.2016 के द्वारा अधिसूचित नियमावली 
की अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेंगी। 


3. इस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


4. यह अधिसूचना झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


राहुल 


शर्मा, 


सरकार के सचिव | 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट (साधारण ) 22--50 | 


